PATI 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 11 , 1996 (JYST.21 , 1918 JAKA ) 


251 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


रोहतक वृत 


दिनांक 15 मई, 1996 


सं ० 28RA/ 199/ 6/ 4.-- चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा 
सार्वजनिक खर्चे पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामत : मार्ग निर्माण भैणी सर्जन से भैणी चन्द्रपाल ( रोहतक ) के लिए अपेक्षित 
है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे वह सम्बन्धित 
हो और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग 
शशारा, भिवानी को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अभिग्रहण भूमि व लैक्टर , लोक निमोण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा , भिवानी और कार्यकारी 
अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं ० 1, रोहतक के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


हदबस्तनं ० 


रोहतक 


महम 


भणी चन्द्रपाल , 


2978 


ह ० ब ० नं ० 117 


0.003 
एकड़ 


1413 


. 


( हस्ता० ) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक वृत , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा, 

रोहतक । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


CIRCLE ROHTAK 


The 15th May, 1996 


No. 28RA/ 199 / 6/ 4. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed 
by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for constructing a road from Bhaini 
Sarjan to Bhajnj Chanderral, in tehsil Meham, district Rohtak, it is therefore , hereby declared that 
the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , to 
all whom it may concern . and under the provisions of section 7 of the said Act , the Lind Acquisition 
Collector, Haryana, P.W.D., B. & R. Branch , Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition 
of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the offices of L : nd. Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., 
B. & R. Brinch , Bhiwani and Executive Engineer , Provi. Division No. 1, P.W.D., B. & R. Branch , 
Rustak. 


252 
... 


AARYANA GOVT GAZ ., JUNE 11, 1996 (JYST. 21, 1918 SAKA ) . 


| PART I 


SPECIFICATION 


District 


Tohsil 


Locality and 
H. B. No. 


Area in 
Acres 


Rectangle / Khaira No. 


Rohtak 


Mcham 


Blaini Chanderpal, 
H. B. No. 117 


0.003 


2978 


1413 


( Sd .) 


Superintending Engincer , 
Rohtak Circle , P.W.D., B. & R., Branch , 

Rohtak. 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 

रोहतक वृत 

दिनांक 7 मई , 1996 
सं ० 28/ RA/199/ 6/ 3.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि नीचे विदिष्ट भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन ,अर्थात स्कीम गुड़गांव बहादुरगढ़ सेक्शन बादली इकबालपुर रोड़, तहसील बहादुरगढ़, 
जिला रोहतक जिसके लिए भूमि अर्जत् अधिनियम , 1894 की धारा 17 की उस धारा ( 2) के खण्ड (ग ) के साथ पढ़ते 
हुए धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार लोक निर्माण विमाग , भवन तथा मार्ग शाखा, अधिसूचना प्रदान की गई है । 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे लिखित विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 को धारा 6 के उपबन्धों के अधीन तथा हरियाणा सरकार 
लोक निर्माण विभाग, भवन या मार्ग शाखा, अधिसूचना संखया 28 प्रार. ए ./199/ 4/ 912, दिनांक 4 अप्रैल , 1995 के 
अधिक्रमण में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लो ० नि ० वि ० , भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी 
कार्यकारी अभियन्ता , लो ० नि ० वि ० , झज्जर , के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


क्षेत्रफल 


है.ब.२० 


11.52 एकड़ 
न . 2250 मीटर 


ऐक्वायर 60 फुट 


पाथ निल 


रोहतक 


बहादुरगढ़ 


दरियापुर , 73 


6/1 , 6/2, 15, 16, 26 


2 


- 


11/1, 


11/2 , 


20, 21, 22/1, 22/2 


14 


1 , 2 , 3, 8 , 9/1, 9/2, 12, 13 , 14, 17, 
18, 19 , 23 , 24 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 11 , 1996 (JYST. 21 , 1918 SAKA ) 


253 


1 


2 


3 


5 


रोहतक 


बहावरगढ़ 


दरियापुर , 73 


17 


3 , 4, 5, 6 , 7, 14, 15 , 16/1 , 16/2, 25 


18 


, 


11, 20, 21/1, 21/2, 22/1 , 22/2 


29 


1 , 2, 9/1 , 9/2, 10 , 11 , 12, 13, 1 
18/2, 18/3, 19 , 22, 23 , 27 


43 


10/1 , 10/2, 11 , 20, 21/1 , 21/2, 22, 26 


4 , 5 , 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14/1 , 14/2, 
16, 16/1 , 16/2, 25 


31 


2, 3, 4/1 , 7, 8, 9, 13 , 14, 15, 16, 17, 
18, 23, 24, 25 


45 


8, 6/1, 6/2 


46 


1, 21, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 
23, 20, 20 , 


67 


2 , 3 , 4 , . , . , . 13 , 26 


73, 108 , 456 , 457, 110 , 463, 464, 447 , 
111, 78 , 444 , 443 


( इस्वाबार ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक नाल , मो . नि . वि . , 
भ ० मा ख . बाबा, हलक । 


254 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 11, 1996 (JYST. 21, 1918 SAKA ) 


I PATI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROAD BRANCH 

ROHTAK CIRCLE , ROHTAR 


1 


The 7th May, 1996 


No. 28 RA / 199 /6 / 3. — Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is 
urgently needed by the Government at public expenses, for a public purpose , namely for the construction 
of Gurgaon Bahadurgarh road in tehsil Bahadurgarh , district Rohtak in section Badli Iqubalpur road . 
It is therefore , hereby declared that the land described in the specification below is urgently required 
for the aforesaid purpose for which Haryana Government Public Works Department, Buildings and Roads 
Branch , Notification No. 28 RA /199 /IV /916 , dated 4th April, 1995 under secticn 4 read with clause (c ) of 
sub - section (2 ) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 has teen published , it is hereby declared 
that the land described in the specification below is needed urgently for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for 
the information of all to whom it may concern . 

Plan of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana , PWD, 
B & R Branch , Bhiwani and Rohtak and Executive Engineer, Picvir:cial Divisico , FWD , P & R Branch , 
Jhajjar . 

SPECIFICATION 


WW 


AULA 


District 


Tehsil 


Locality /Village 
and Hadbast 

No. 


Area in 
acres 


Rectangle /Killa no . 


Length - 2550 Mtrº 

Path : Nil 
Acquired :-60 Fect. 


Rohtak 


Daryapur , 
H.B. No. 73 


11.52 


Bahadur 
garh 


1 


6/1, 6/2 , 15 , 16 , 26 


2 


11/1 , 


11/2 , 


20 , 21 , 22/1 , 22/2 


14 


1 , 2 , 3 , 8, 9/1 , 9/2 , 12 , 13, 14 , 17 , 
18 , 19 , 23 , 24 


17 


3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16/1 , 16/2 , 25 


18 


11 , 20 , 21/1 , 21/2 , 22/1, 22/2 , 


29 


1 , 2 , 9/1 , 9/2 , 10 , 11, 12 , 13 , 18/1 , 
18/2 , 19, 22 , 23 , 27 


18/3 , 


43 


10/1, 10/2 , 11, 20 , 21/1, 21/2 , 22 , 26 


44 


4 , 5 , 6/1 , 6/2 , 7/1 , 
15 , 16/1 , 16/2 , 25 


7/2 , 


14/1 , 14/2 , 


DITI ] 


HARYANA GOTTGAZ..JUIB11..1996 (UYST . 21,1918 SAKA) 


255 


Distriet 


Tehsil 


. 


Locality / Village 
apd Hadbast 


Aron in 
Acres 


Rectangle /Killa No. 


Rohtak 


11.52 


31 


Bahadur . 
garh 


Daryapur , 
HB No. 73 


2, 3, 4/1, 4/2, 7 , 8 , 9 , 
16, 17, 18 , 23 , 24 , 25 


13, 14, 15 , 


45 


5 , 6/1 , 6/2 


46 


1 , 2/1 , 9 , 10 , 
23, 26, 28 


11 , 12, 13 , 18 , : 19 , 22 , 


57 


2 , 3, 4 , 8 , 9, 13, 26 
73, 108 , 456 , 457, 110 , 453 , 454, 447, 
111,78 , 444, 443 . 


( Sd.) 


Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , P.W.D., B and R Branch , 

Rohtak. 


. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 8 मई , 1996 
..क्रमांत -957-4-2-86/ 10486.-- श्री इन्द्र सिंह, पूर बी वधवा , निवासी मांव नांगल धडोली , हसीन नारायणगढ़, 
जिमा अम्बाला को पूर्वी पंजाब पट पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) ( 19 ) तथा ( 1 ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 5953- आर - 4-67/ 4635, दिनांक 6 दिसम्बर, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - पार-III - 70 / 29605, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
कमांक 1789- ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

पब श्री इन्द्र सिंह, की दिनांक 4 अगस्त, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें मान तक संबोधन किया गया है) 
की धारा 4 के अधीम प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए , इस जागीर को श्री इन्द्र सिंह की विधवा बीमती 
सन्त कौर 

के नाम रबी , 1995 से 1,000 रुपये वाषिष की दर से सनव में दी गई शो के अन्तर्गत तक्वील 


कमांक 853 - ज - 2-98/ 10490.-- श्री फकीरचन्द , पुत्र श्री नोहरचन्द , निवासी गांव कक्ड माजरा , तहसील 
नारायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंचव पुड पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा (१ ) ( 1ए ) मा ( 1ए ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 307-1-1-74/ 19091, दिनांक 7 जून , 1984 द्वारा 100 रूपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - मार-III - 70/ 29 505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1782- ज- I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वापिक की दर से बागीर 
पंचूर की गई थी । 

भी फकीर चन्द की दिनांक 28 सितम्बर, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपान, उपरोक्त पक्षिमियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है पोर उसमें पाव तक संबोधन किया गया है ) की धारा 

अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को यो फकीर चन्द की विधवा श्रीमती 
। विद्यावती के नाम रबी , 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


प्रब 


